भगवान सर्वव्यापक हैं यह बात हमको मान कर अभ्यास में लानी चाहिए अभ्यास में कहीं
आप जा रहे हैं हाँ यहाँ भी श्याम सुंदर खड़े है यहाँ भी खड़े हैं इस पेड़ के ऊपर खड़े
हैं इस पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं इस लेटिन के अन्दर भी हैं सब जगे हैं हमारे श्याम
सुंदर ये रियलाइज करने का अभ्यास करना चाहिए जैसे माँ, बाप, बेटा, बेटी इनको हर
जगह रियलाइज करते हो हमारा बाप हो हमारा बाप हो हमारा बाप हो हमारा बेटा वो हमारा
बेटा ओ ऐसा नहीं है कि 1 जगह नहा धो के बैठो तो सोचो वो हमारा बाप है ऐसे ही भगवान
हमारा बाप है हमारी माँ हैं हमारा सब कुछ हैं ये हर जगह रियलाइज करना चाहिए अभ्यास
करना चाहिए इसका कभी अकेले न रहो आप लोग जो भी गलत काम करते हो कब करते हो भगवान
को भूल कर अगर भगवान साथ में है ये याद रहे तो गलत काम रुक जाए अरे वो नोट कर
लेंगे गलत काम न करो
